SARAM 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श० ) 
18 सितम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 897 राँची, मंगलवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
27 अगस्त , 2018 


संख्या- 4/स्था० पद०-02-03/ 2015 का .- 6477 -- श्री अमित कुमार , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला - गढ़वा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 3708 दिनांक 23 अगस्त , 
2018 के द्वारा वापस किये जाने के फलस्वरूप अगले आदेश तक इनकी सेवा कार्यपालक पदाधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

संख्या- 4/ स्था० पद० - 02-03/ 2015 का .- 6478 -- श्री रजनीश कुमार , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, 
गृह जिला- गोड्डा) कार्यपालक दण्डाधिकारी , बरही, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक इनकी सेवा कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से नगर विकास एवं आवास विभाग में योगदान सुनिश्चित 
करेंगे | 
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 897 -- 50 


